निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 565) 


19 कार्तिक 1931 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 10 नवम्बर 2009 


विधि विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 

6 नवम्बर 2009 
एस0ओ0 253 , दिनांक 10 नवम्बर 2009 — लेख्य प्रमाणक संशोधन नियमावली, 2009 के नियम 
7ए( 2 ) में निहित प्रावधान के तहत राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति के 
निमित्त त्रिसदस्यीय साक्षात्कार बोर्ड का गठन निम्न रूप से किया जाता है 
( क ) सचिव - सह -विधि - परामर्शी, विधि विभाग , पटना - 

अध्यक्ष 
( ख ) विशेष सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, 
विधि विभाग, पटना 

सदस्य 
( ग ) संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, 
विधि विभाग , पटना 

सदस्य 
__ 2. विशेष सचिव- सह - अपर विधि परामर्शी की अनुपस्थिति में उनके बदले संयुक्त सचिव - सह - अपर 
विधि परामर्शी तथा संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी की अनुपस्थिति में वरीय अवर सचिव - सह - उप 
विधि परामर्शी साक्षात्कार बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करेंगे । 
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

( संचिका सं0- ए0 / नोट0 - 45/ 91( पार्ट )/ 4474जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 565 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


